. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 भाद्र , 1937 ( श०) 


संख्या 627 राँची, बुधवार 


27 अगस्त, 2 0 15 ( ई० ) 


खान एवं भूतत्व विभाग 


. . .. . . . . . 


अधिसूचना 
11 अगस्त, 2015 


संख्या- भू०स्था0( राज0मु0) 02/2010 - 1145 -- श्रीमती कुमारी अंजलि, अपर निदेशक , 
भूतत्व सम्प्रति प्रभारी निदेशक , भूतत्व को निदेशक, भूतत्व ( वेतनमान पी0बी0 - IV रू0 37400 
67000 /- ग्रेड पे रू0 8900) के रिक्त पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी 
जाती है। उन्हें प्रोन्नत पद पर पदभार करने की तिथि से उक्त पद का वेतनमान देय होगा | 

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से, 

आनन्द मोहन ठाकुर , 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 6 2 7 – 50 । 


